निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 267) पटना , शुक्रवार , 31 मार्च 2017 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

31 मार्च 2017 
सं0 बी1 - 3 - 09 / 2017 - 09 _निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसचना सं0 - बी1 - 3 - 09 / 2017 - 05 
दिनांक 28 .02.2017 द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 की धारा - 11 के आलोक में बिहार विधान परिषद् के गया 
स्नातक , सारण स्नातक, गया शिक्षक एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन , 2017 के अवसर पर 
निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप - 7 ख बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया है । 
उपर्युक्त अधिसूचना में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप - 7 ख की अंग्रेजी 
प्रति में क्रम सं0 - 2 पर अंकित अभ्यर्थी का नाम Awadhesh Naraian Singh को Awadhesh Narain Singh 
पढ़ा जाये । 

उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना सं0 - बी1 - 3 - 09 / 2017 - 05 दिनांक 28.02. 2017 को इस हद तक संशोधित 


समझा जाये । 


आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 267 - 571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


